निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 704) 


18 भाद्र 1935 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 9 सितम्बर 2013 


शिक्षा विभाग 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

23 अगस्त 2013 
सं0 2 / एम० 7 - 14 / 2008 - 1744 — शिक्षा विभाग के संकल्प सं० 788 दिनांक 15.06. 2011 के द्वारा बिहार 
शिक्षा सेवा ( प्रशासन शाखा) को पुनर्गठित किये जाने के फलस्वरूप अधिसूचना सं० - 2 / एम० 7 - 14 / 2008 - 939 
दिनांक 23.06.2011 के द्वारा शैक्षिक प्रशासन के सभी स्तरों के शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण 
किया गया है । 

सर्व शिक्षा अभियान संबंधी कार्यों के शीघ्र एवं सफल रूप से क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के कर्मियों के स्थापना संबंधी कार्यों एवं लेखा संबंधित कार्यों की पूर्ण 
जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को दिया जाए । तदनुसार विभाग द्वारा 
निम्न निर्णय लिये गये हैं : 

1. 10.00 लाख रू० से ऊपर की राशि के चेक बिहार शिक्षा परियोजना के लेखाधिकारी, जिला कार्यक्रम 
पदाधिकारी ( सर्व शिक्षा अभियान ) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत होंगे । 

2. 10. 00 लाख रू० तक के चेक बिहार शिक्षा परियोजना के लेखाधिकारी , एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी 
( सर्व शिक्षा अभियान) के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत होंगे । 

3. बिहार शिक्षा परियोजना अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त कर्मियों के स्थापना संबंधी कार्यों एवं दायित्वों का 
सम्पादन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा किया जाएगा । 
विभागीय अधिसूचना सं० 939, दिनांक 23.06.2011 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमरजीत सिन्हा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 704 -571 +1000 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic .in 


